रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


..। 


. 


NEX 


. 
. 


M . 


. 


- 


. 


MA 


ih . 


म 


सनगमबजान 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 18 , 2016 / फाल्गुन 28 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY , MARCH 18, 2016 / PHALGUNA 28 , 1937 


सं . 693 ] 
No. 693 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 18 मार्च, 2016 


का . आ . 1155 ( अ). केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 295 के साथ 
पठित धारा 285खक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 

1 . इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( सातवाँ संशोधन ) नियम , 2016 है और इनको 1 अप्रैल , 2015 से प्रवृत्त 
हुआ समझा जाएगा । 

2. आय- कर नियम , 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है), में नियम , 114ड. में , - 
(i) पार्श्व शीर्षक में , “ सूचना विवरणी” शब्दों के पश्चात् , “ या वित्तीय संव्यवहार का विवरण " शब्द अंत : स्थापित 

किए जाएंगे ; 
उपनियम ( 1 ) में , “ वार्षिक सूचना विवरणी " शब्दों के स्थान पर “वित्तीय संव्यवहारों की , यथास्थिति , वार्षिक 

सूचना विवरणी या विवरण " शब्द रखे जाएंगे ; 
(iii) उपनियम 4 में , - 
(I) खंड क में , - 

( क ) “विवरणी ” शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं , "विवरणी या विवरण ” शब्द रखे जाएंगे ; 
( ख) दोनों परंतुकों में “ वार्षिक सूचना विवरणी-प्रशासक” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते हैं , 

“ वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या विवरण - प्रशासक " शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ; 


1373 GI/ 2016 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


(II) खंड ख में , - 

( क ) लंबी पंक्ति में , "विवरणी " शब्द के स्थान पर "विवरणी या विवरण " शब्द रखे जाएंगे ; 

( ख) खंड (ii ) में “विवरणी ” शब्द के स्थान पर “विवरणी या विवरण " शब्द रखे जाएंगे; 
(iv) उपनियम 7 में “वार्षिक सूचना विवरणी " शब्दों के स्थान पर “वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या 
विवरण " शब्द रखे जाएंगे ; 
( v) इस नियम में , उपनियम (1), ( 4) और (7) के सिवाय , “विवरणी ” शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी वह आता है “विवरणी 
या विवरण" शब्द रखे जाएंगे । 
3. नियमों के परिशिष्ट 2 में , प्ररुप सं . 61क में , - 
( क) “वार्षिक सूचना विवरणी” शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी वे आते है “ वित्तीय संव्यवहार की वार्षिक सूचना विवरणी या 
विवरण " शब्द रखे जाएंगे ; 
( ख) “विवरणी ” शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी वह आता है “विवरणी या विवरण " शब्द रखे जाएंगे । 
4. नियमों का नियम 114, इस नियम द्वारा यथासंशोधित 1 अप्रैल , 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के दौरान 
कार्यान्वित विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहारों को लागू होगा । 
__ [ अधिसूचना सं.19/ 2016/ फा . सं. 142/ 28 /2012-( एसओ) टीपीएल ] 

एकता जैन , उप सचिव 
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र , असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना सं . का . आ. 969 ( अ), तारीख 26 

मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं . का . आ . 1146 ( अ ) तारीख 17 मार्च द्वारा 
संशोधित किए गए । 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES) 

NOTIFICATION 


___ New Delhi , the 18th March, 2016 


S .O . 1155 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 285BA, read with section 295 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules 
further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: 

1. This rule may be called the Income -tax (7th Amendment) Rule , 2016 and shall be deemed to have 
come into force from the 1st day of April, 2015 . 


2 . In the Income- tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the Rules), in rule 114E , — 
(i) in the marginal heading , after the words “Information Return" , the words for Statement of 

Financial Transactions” shall be inserted ; 


(ii) in sub -rule (1 ), for the words “ annual information return ” , the words “ annual information 

return or statement of financial transactions, as the case may be,” shall be substituted ; 


(iii ) in sub -rule (4 ), — 


(I) in clause (a ), — 


( A ) for the word “ return ” , wherever it occurs, the words “ return or statement” shall be substituted ; 


[ 471 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( B ) in both the provisos, for the words and figure “ Annual Information Return - Administrator” , 

wherever they occur , the words and figure “ Annual Information Return or Statement of 
Financial Transaction - Administrator” shall be substituted ; 


( II ) in clause (b ), - 


(A ) in the long line, for the word “ return ” , the words “ return or the statement” shall be substituted ; 
(B ) in clause ( ii ), for the word “ return ” , the words “ return or the statement” shall be substituted ; 


(iv ) in sub -rule (7 ), for the words “ Annual Information Return ” , the words “ Annual Information 

Return or Statement of Financial Transaction ” shall be substituted ; 


(v) in this rule, except sub - rules ( 1), (4 ) and (7), for the word " return ” , wherever it occurs, the 

words “ return or statement” shall be substituted . 


3 . In the Appendix II to the Rules, in Form No.61A , — 


(a ) for the words “ Annual Information Return ” , wherever they occur, the words “ Annual Information 

Return or Statement of Financial Transactions” shall be substituted ; 


(b ) for the word “ return ” , wherever it occurs, the words “ return or statement” shall be substituted . 
4 . Rule 114E of the Rules, as amended by this rule shall be applicable for the specified financial transactions 
carried out during the period from 1s April 2015 to 31st March , 2016 . 

[Notification No. 19/2016 /F . No . 142 /28/2012-(SO ) TPL ] 

EKTA JAIN , Dy. Secy. 
Note : The principal rules were published vide notification S . O . 969(E ), dated the 26th March , 1962 and last 

amended vide notification S . O . 1146 ( E ), dated the 17th March 2016 . 


Uploaded by the Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


